निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 267 ) 


26 चैत्र 1932 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 16 अप्रील 2010 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


- 


- 


- 


- 


- - 


अधिसूचना 

5 मार्च 2010 
सं0 बि०व०से० - ( आ०)- 04 / 09 - 607 / प०व०, — श्री संजय कुमार, बि०व०से० वन प्रमंडल पदाधिकारी , 
मोतिहारी, वन प्रमंडल , मोतिहारी ( पूर्वी चम्पारण ) के विरूद्ध अनुशासनहीनता, कर्तव्यों में लापरवाही, मुख्यालय से 
अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति , वृक्षों के अवैधपातन एवं अवैध रूप से चल रहे आरा मिलों के संचालन में संलिप्तता 
आदि प्रथम द्रष्टव्या प्रमाणित आरोपों के कारण अनुशासनिक कार्रवाई की जानी है । 

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) ( क ) के 
तहत श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि में नियमानुसार इन्हें निलंबन भत्ता देय होगा । 
3. निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार , पटना का कार्यालय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

देव नन्दन यादव, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 267 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


